सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
30 नवम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1072 राँची , शुक्रवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
28 नवम्बर , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1-49/2016-2819( HRMS)-- श्री दीपक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक -840/03), 
तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सरायकेला के विरूद्ध महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग झारखण्ड, राँची के पत्रांक -127 , दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर 
उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके विरूद्ध योजना के स्वीकृति में शिथिलता, लापरवाही एवं 
उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त आरोपों हेत् विभागीय पत्रांक -4816, दिनांक 08 जून , 2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण 
की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार पत्रांक- 255/ सा० , दिनांक 25 जून , 2016 द्वारा 
अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक - 6607, दिनांक 29 जुलाई, 2016 द्वारा 
उपायुक्त, सरायकेला- खरसावाँ से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ का 
पत्रांक -551/ स्था०, दिनांक 16 सितम्बर , 2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है , जिसमें उल्लेख 
किया गया कि इनके द्वारा एक कानिष्ठ , कुशल प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में पूर्ण दक्षता के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 30 नवम्बर, 2018 


साथ अपने पदीय दायित्वों के अलावे उपायुक्त द्वारा सौंपे गये अन्य विविध कार्यों का सफलतापूर्वक 
ससमय निष्पादन किया गया है । 

उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय पत्रांक -5978, दिनांक 05 मई, 2017 
द्वारा सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची से मंतव्य की माँग 
की गयी । महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची के पत्रांक- 1977, दिनांक 
27 जून , 2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ के मंतव्य 
पर विभागीय सहमति संसूचित की गयी है । 


श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीरकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त , सरायकेला 
खरसावाँ के मंतव्य तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड, राँची से प्राप्त 
मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , श्री दीपक कुमार , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक -840/03) , 
तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सरायकेला को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त 
किया जाता है । 


___ Sr No. | Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G. P. F. No . 


DEEPAK KUMAR 


JHK / JAS /18 


श्री दीपक कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -840/ 03 ), 
तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सरायकेला को आरोप 
मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/ BAS/2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1072 -- 50 


